PM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


21 भाद्र 1936 ( श० ) 


संख्या 449 राँची , शुक्रवार 


12 सितम्बर, 2014 (ई० ) 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 
11 सितम्बर, 2014 


संख्या -1/ स्था ( राज .)-129/ 2013 सह०-3081-- सुश्री पल्लवी सिन्हा, सहायक निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, गोड्डा को श्री निरंजन कुमार , जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोड्डा के अवकाश में चले 
जाने के कारण कार्यालय में कार्यरत कर्मियों का वेतन माह जुलाई- 2014 से लंबित रहने के 
कारण जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोड्डा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

2. अतः झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा 6(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल अधिसूचना में उल्लिखित जिला सहकारिता 
पदाधिकारी को स्तम्भ -3 में वर्णित क्षेत्राधिकार एवं शक्ति सीमा के अधीन उक्त अधिनियम एवं 
झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 1959 के अन्तर्गत निबंधक, सहयोग समितियाँ की वे 
शक्तियाँ प्रदत्त करते है, जो नीचे स्तम्भ -2 में अंकित है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शक्रवार, 12 सितम्बर , 2014 


क्र० 


शक्तियाँ 


शक्ति सीमा 


2 


3 


झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम , 1935 की उनके क्षेत्राधिकार के अन्दर 
धारा 26, 44(5) 48 (8) एवं 56 को छोड़कर अन्य सारी जिला सहकारिता 
शक्तियाँ तथा झारखण्ड सहकारी समिति पदाधिकारी की सारी 
नियमावली, 1959 के नियम -37 , 38 एवं 39 को शक्तियाँ । 
छोड़कर नियम 20, 22, 23 , 24 एवं 25 सहित अन्य 
सारी शक्तियाँ। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

बिपता उराँव, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 449 - 50 | 


